768 


HARYANA GOVT. GAZ., AUG . 2 , 2005 ( SRVN. 11, 1927 SAKA) 


[ PARTI 


in the Election Petition , the State Election Commission , Haryana hereby denotifies the name of Shri Sat Pal slo 
Shri Shekhar Chand , Panch Ward No. 3, Gram Panchayat Beer Sujra , Block Babain and further notifies the name of 
ShriRam Kumar s/o of Shri Bhagwan Dass elected as Panch Ward No. 3 , Gram Panchayat Beer Sujra, Block Babain , 
District Kurukshetra under Section 161(4 ) of Panchayati Raj Act , 1994 . 


Chandigarh : 
The 26th July , 2005 


CHANDER SINGH , 
State Election Commissioner , Haryana. 


सिंचाई विभाग 


. 


दिनांक 15 जुलाई, 2005 
क्रमांक 5956/ 268/1 - L.- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा , सरकारी खर्च पर, सार्वजनिक प्रयोजन 
हेतु नान्दल लिंक ड्रेन बुर्जी संख्या 0 से 5000 तक जो लाखनमाजरा लिंक ड्रेन की बुर्जी नं0 108800 में गिरेगी । गांव लाखनमाजरा , तहसील 
महम, जिला रोहतक व गांव नान्दल, तहसील व जिला रोहतक में निर्माण हेतु अपेक्षित है । जिसकी अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की 
धारा 4 की उपधारा (2) की धारा ( सी ) के अन्तर्गत तथा उक्त अधिनियम की धारा (17) के तहत हरियाणा सरकार , सिंचाई विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक 1596/ 268/ 1.L, दिनांक 3 मार्च, 2005 द्वारा जारी हुआ है । 


एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टि में वर्णित भूमि की आवश्यकता उपर्युक्त उद्देश्य के लिए है । यह अधिसूचना भूमि 
अधिग्रहण 

कानून , 1894 की धारा 6 के प्रावधान के तहत जिस से भी संबंधित हो सभी की जानकारी के लिए जारी की जाती है । 

हरियाणा के राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जिस उद्देश्य के लिए इस जमीन की जरूरत है अति महत्वपूर्ण है कि जिसकी 
धारा 17- के सब- सैक्शन (2) की ( सी) क्लाज लागू की जाए और राज्यपाल का यह विचार है कि सैक्शन 2 की धारा लागू की जाती है और यह 
आदेश दिये जाते हैं कि सैक्शन 17 के तहत सैक्शन 6 में सैक्शन 5 - ए को लागू न किया जाए । 

भूमि का नक्शा, प्लान, जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रोहतक तथा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवाएं 
मण्डल, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्टियां 


.. 


---- 


क्र ० सं ० जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


मुरब्बा नं ० , किला नं ० व दिशा 


क्षेत्र 
(एकड़ में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


। 


एक 5000 फुट लंबी भूमि की पट्टी जो कि 
विभिन्न चौड़ाई में पूर्ण/ भाग निम्नलिखित किला 
नं ० में से गुजरती है । 
40 9/3, 12/2, 19/2 , 22 
गैर मुमकीन नं ० 131 


1. रोहतक 


रोहतक 


नान्दल 


94 


0.16 


2. रोहतक 


महम 


लाखनमाजरा 


95 . 


0.53 


10 


22 


12 2, 9 , 12 , 19, 22 


22 2,12,19,22 


गैर मुमकिन एकड़ : 432, 301, 280/1 


सामान्यत : उत्तर से दक्षिण दिशा में जैसा कि 
नक्शे में दिखाया गया है । 


कुल एकड़ : 0.69 


आदेशानुसार राज्यपाल हरियाणा । 


पी ० एल० मित्तल, 


अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल , रोहतक । 


